रजिस्ट्री संडी एल - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


सपमवजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग -- खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTIL - Section3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार , जून 16 / 2003 / ज्येष्ठ 26 , 1925 
NEW DELHI, MONDAY , JUNE 16 , 2003/JYAISTHA 26 , 1925 


सं . 537 ] 
No. 537] 


- 


- 


पोत परिवहन मंत्रालय 
( नौवहन महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 

मुंबई, 6 जून, 2003 
का . आ . 695 ( ). - वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम , 
1958 की धारा 361 संबंधी अधिसूचना सं. का. आ . 46 ( अ ) दिनांक 
13 - 1- 1993 के माध्यम से अधिसूचित तथा उक्त अधिनियम की धारा 
7 की उप - धारा ( 2 ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , नौवहन महानिदेशक, गोवा के प्रथम श्रेणी न्यायिक 
मजिस्ट्रेट को अधिनियम के भाग XII के तहत नौवहन दुर्घटनाओं की 
औपचारिक जांच करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं । 

___ [ फा. सं. एमएसएल -2( 1)/97 ] 
जी . एस. साहनी, नौवहन महानिदेशक 


MINISTRY OF SHIPPING 
(DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING ) 

NOTIFICATION 

Mumbai, the6th June, 2003 
S . O . 695 (E ). - In exercise of the powers delegated 
to him by the Central Government under Sub - section ( 2 ) of 
Section 7 ofMerchant Shipping Act, 1958 , vide notification 
S. O . No . 46 (E ) dated 13 - 1- 1993 in respect ofSection 361 of 
the Act, the Director General of Shipping hereby appoints 
the Judicial Magistrate of the First Class , Goa, to make 
formal investigations into shipping casualties under Part 
XII of the Act. 

[ F. No. MSL -2(1y97] 
G . S. SAHNI, Director General of Shipping 


1666 9 / 2003 


Printed by the Manager , Govt. of India Prens , Ring Road, Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publicationa , Delhi-110054 . 


